. 


. . 


. . 


. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

12 श्रावण, 1938 ( श० ) 
संख्या 25 राँची , बुधवार 

3 अगस्त , 2016 ( ई० ) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 301 -303 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान -सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


302 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार 3 अगस्त , 2016 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान -सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
20 जुलाई , 2016 


संख्या-01स्था०- 09 / 2014-1767 /वि०स०--एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह 
प्रकाशित किया जाता है कि सभा- सचिवालय के अधिसूचना सं0- 01स्था०09 / 2014-1366 , दिनांक 
3 जून , 2016 के सुरक्षा संवर्ग क्रम सं०-18 के कॉलम- 07 ( अभ्युक्ति ) में " वर्तमान में पद रिक्त है । 
बैठक में रिक्त पद पर सेना अथवा पुलिस प्रशासन के रिटाईर्ड अधिकारी को सिर्फ वाह्य श्रोत अथवा 
संविदा के आधार पर ही नियुक्त करने को सभा - सचिवालय का प्रस्ताव है “, अंकित किया जाता है । 

(ii ) पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-01स्था०-09 / 2014-1366 , दिनांक 3 जून , 2016 को इस 
हद तक संशोधित समझा जाय । 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 


नवीन कुमार , 

उप सचिव , 
झारखण्ड विधान- सभा, राँची । 


303 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार 3 अगस्त , 2016 

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 


अधिसूचना 
29 जुलाई, 2016 


संख्या -1/ स्था०-04/ 1044 / 08 -- 3503 - दिनांक 29 जुलाई , 2016 अधिसूचना सं० - 1/ स्था० 
04/ 1044/08 - 2900 दिनांक 29 जून, 2016 को संशोधित करते हुए श्री मनोज कुमार पाण्डेय , प्रभारी 
सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अवर प्रमण्डल , बूटी , राची को स्थानांतरित करते हुए 
तत्काल प्रभाव से प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल , मेदिनीनगर पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


नोट :- 1. स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन आदेश निर्गत के एक सप्ताह के अंदर किया जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इन्द्रदेव मंडल , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


असल,जरा जरा मुख्यालय दवा माहित व मुक्ति 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 25 - 50 | 


